रजिस्ट्री से० डी० एल० - 33004/98 


REGD . NO . D. L.-33004/98 


M 


मयपेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


AMR 


CLIBRAL 


भाग 1 - खण्ड 3 -- उप- खण्ड ( II ) 
PART Il- Section 3- - Sub -section ( ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


५११९ 


सं . 77 ] 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 11, 1999 / माघ 22 , 1920 
NO. 771 

NEW DELHI, THURSDAY , FEBRUARY 11, 1999 /MAGHA 22 , 1920 
= 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 फरवरी , 1999 
का . आ . 96 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित निम्नलिखित 
संस्थाओं को अनुमोदित करती है तथा उपरोक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों तथा उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट 
करती है तथा उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में उपरोक्त धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लगत की अधिकतम रकम 
को भी विनिर्दिष्ट करती है । 

सारणी 


क्रम सं . 


संस्थाओं के नाम 


परियोजना अथवा स्कीम तथा 
उनको अनुमानित लागत 


धारा 35 क ग के 
अन्तर्गत कटौती के 
रूप में अनुज्ञात की 
जाने वाली लागत 
की अधिकतम रकम 


2 


55 . 00 लाख रु . 


6. 68 लाख रुपये 


___ 1. दी श्रीनिवासन पार्थसारथी ट्रस्ट , 32 , चैन्नई, शास्त्रीनगर में युवा बधिर बच्चों के लिए बाल विद्यालय 
कस्तुरीरंगन मार्ग, चैन्नई -600018 के लिए भूमि /भवन की खरीद एवं उसे चलाना, अनुमानित लागत 

62. 20 लाख रुपये । 
2. जमनालाल बजाज फाऊंडेशन , बजाज उत्तर प्रदेश के गोला/ पालिया/शिकोहाबाद तथा महाराष्ट्र के वर्धा में 

भवन, द्वितीय तल, 226, नरीमन प्वाइंट , ग्रामीण विकास परियोजना अनुमानित लागत 6. 68 लाख रु० । 

जे. एल . बजाज मार्ग, मुम्बई - 400021 
3 . जनयुवा संगठन , 51 नलिनी सेट मार्ग, बिहार के गिरीडीह जिले के मधुबन गांव में श्री दिगम्बर जैन 
प्रथम तल , कलकत्ता- 700007 अस्पताल तथा शोघ केन्द्र के भवन का निर्माण उपकरणों/ एम्बुलैंस 

की खरीद तथा विस्तार , अनुमानित लागत 100 लाख रु० । 
406 GI/ 99 - 1 


100. 00 लाख रुपये 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


-- 


6 . 


संकल्प कल्चरल आर्ट्स एण्ड स्पोर्ट्स महाराष्ट्र, नासिक , सहारनपुर मार्ग पर सुयोजित व्यापार केन्द्र में 

" 130 माग पर सुपाजत व्यापार कन्द्र म 

120. 00 लाख रुपये 
सर्कल 3 मोनाली कोओपरेटिव रक्त बैंक की स्थापना, उपकरणों की खरीद, साज सज्जा एवं 
हाऊसिंग सोसायटी, ट्रिम्बक , संचालन, अनुमानित लागत 120.00 लाख रुपये । 
नासिक - 422002 
करूणा सेतु ट्रस्ट , वाडनागर - 384355 गुजरात, जिला - मेहसाणा के वाडनागर में अस्पताल को चलाना, 67. 48 लाख रुपये 
गुजरात 

उपकरणों की खरीद तथा कल्याणकारी क्रियाकलाप अनुमानित 30. 00 लाख रुपये की 
लागत 67.48 लाख रुपये 30. 00 लाख रुपये की कार्पस निधि कार्पस निधि सहित । 

सहित । 
समाज सेवा ट्रस्ट, बरेजा- तालुका गुजरात, अहमदाबाद जिले के बरेजा गांव में उपकरणों की 

26. 25 लाख रुपये 
ढसकोल जिला- अहमदाबाद खरीद साज सज्जा तथा अस्पताल को चलाना, 26. 25 लाख 

11. 00 लाख रुपये 
382425 रुपये, 11 .00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित । 

की कार्पस निधि सहित। 
न्यू होप रूरल लेपरोती, पोष्ट आंध्र प्रदेश विशाखापट्टपम में 

16. 19 लाख रूपये 
बैग - 1, मुनिगुडा, रायगढ़ जिला , ( क ) कृत्रिम अंग केन्द्र के भवन का निर्माण एवं उसे चलाना , 
उड़ीसा - 765020 

उपकरणों की खरीद, 
( ख ) अपंग बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की 

स्थापना, उपकरणों की खरीद तथा उसे चलाना, 

अनुमानित लागत 16.19 लाख रुपये । 
8. भील सेवा मंडल, छकलिया मार्ग, गुजरात के पंचमहल एवं दाहोद जिलों में भवनों का निर्माण/ 282 .50 लाख रुपये 
दाहोद - 389151 गुजरात 

मरम्मत, उपकरणों की खरीद, बाड़ों/वांध/ खाइयों का निर्माण 25.00 लाख रुपये की 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनके परिवार की वार्षिक आय कार्पस निधि सहित । 
18000/ - रुपये से अधिक नहीं है को पानी की टंकी तथा 
पाइप लाइनें उपलब्ध कराते हुए शैक्षणिक क्रियाकलापों का 
विस्तार , अनुमानित लागत 282.50 लाख रुपये की कार्पस 

निधि सहित । 
9. दी कैंसर, इंस्टीट्यूट ( उम्ल्यू 

तमिलनाडू, चैन्नई में कैंसर इंस्टीट्यूट के सामान्य वार्ड के निर्धन 650 लाख रुपये का 
आई ए ) ट्रस्ट, ईस्ट केनाल रोड, कैंसर रोगियों को मुफ्त भोजन, तथा कैंसररोधी औषधिर्या कार्पस निधि के रूप में 
गांधी नगर, अडयार, चैन्नई - 600020 उपलब्ध कराना, अनुमानित लागत 650.00 लाख रुपए कार्पस 

निधि के रूप में । 
10. श्री जी . बी . पंत फाऊंडेशन दुवे उत्तर प्रदेश, संत रविदास नगर जिले के माणिकपुर तथा 67. 00 लाख रुपये 

भवन, डा . एस. आर . के. मार्ग, परसाईपुर गांवों में विद्यालय/महाविद्यालय हेतु भवन का निर्माण 

अंधेरी ( पूर्व ) मुम्बई - 400069 तथा उपकरणों की खरीद अनुमानित लागत 75 .00 लाख रुपये । 
2. यह अधिसूचना उपर्युक्त सारणी में वर्णित परियोजनाओं या स्कीमों के सम्बन्ध में कर निर्णारण वर्षों 1999 - 2000, 2000 - 2007 तथा 
2001 -2002 के सम्बन्ध में तीन वर्षों की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं. 10786/ फा . से. - राष्ट्रीय समिति - 132 /98 ] 

पोमिला बो. प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th February, 1999 
S . 0 . 96 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ),the Central Government of the recommendations of the National Committee, 
hereby approves the institutions mentioned in column ( 2 ) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and 


( 40111 6108 3 ( li ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the said Table and also specified in the column (4 ) of the said Table , 
the maximun amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC . 

TABLE 


Serial Name of the Institutions 
No. 


Project or scheme and estimated 
cost thereof 


Maximum amount of 
cost to be allowed as 
deduction under section 35AC 


( 1) 


(2) 


(3 ) 


( 4 ) 


Rs. 55 . 00 lakhs. 


The Srinivasan Parthsarathy 
Trust , 32 . Kasturi Ranagan 
Road , Chennai-600018. 


Purchase of land /building and running 
of Bal Vidyalaya , the school for young 
deaf children at Shastri Nagar, Chennai; 
likely to cost Rs. 62 .20 lakhs . 


Rs. 6 .68 lakhs. 


Jamnalal Bajaj Foundation , 
Bajaj Bhavan , 2nd Floor, 
226 -Nariman Point, J. L . 
Bajaj Marg , Mumbai -400021, 
Jain Yuwa Sangathan , 51, 
Nalini Sett Road , 1st Floor , 
Calcutta -700007. 


Rural development project at Wardha in 
Maharashtra and Gola /Palia/ Shikohabad 
in Uttar Pradesh ; likely to cost Rs. 6 .68 
lakhs. 


3 . 


Rs. 100 .00 lakhs 


Construction of building , purchase of 
equipment and ambulance , expansion 
of Shree Digamber Jain Hospital and 
Research Centre at Madhuban Village , 
District - Giridah of Bihar; likely to 
cost Rs. 100 .00 lakhs. 


4 . 


Rs. 120 .00 lakhs 


Sankalp Cultural Arts and 
Sports Circle , 3 , Monali 
Co -operative Housing 
Society, Trimbak , 
Nasik - 422002. 
Karuna Setu Trust, 
Vadnagar-384355 , 
Gujarat 


Rş. 67 .48 lakhs 
including a corpus fund of 
Rs. 30 .00 lakhs . 


Setting up , purchase of equipments , 
furnishing and ruuning of Blood Bank 
at Suyojit Trade Centre , Sharanpur 
Road , Nasik , Maharashtra ; likely 
to cost Rs. 120 .00 lakhs. 
Running of hospital, purchase of 
cquipments and welfare activities at 
Vadnagar, Mehsana District , Gujarat; 
likely to cost Rs. 67.48 lakhs includihng 
a corpus fund of Rs. 30 .00 lakhs . 
Purchase of equipments , furnishing and 
running of hospital at Village Bareja , 
District Ahmedabad of Gujarat; likely 
to cost Rs. 26 .25 lakhs including a corpus 
fund of Rs. 11.00 lakhs. 
(a ) Costruction of building and running 

of Artificial Limb Centre, purchase of 
euqipments; 


Şamaj Sewa Trust 
Baroja Tal, Daskoi, 
Distt . Ahmedabad - 382425 . 


Rs. 26 . 25 lakhs 
including a corpus fund of 
Rs. 11 .00 lakhs. 


includ108 lakhs. 


Rs. 16 . 19 lahks. 


New Hope Rural Leprosy 
Post Bag - 1,Muniguda . 
Rayagada District, 
Orissa - 765020 . 


Bhil Seva Mandal, 
Chakalia Road , 
Dahod - 389151 , Gujarat. 


(6 ) Setting up, purchase of equipments and 

running of vocational Training Centre 
for disabled children at Visakhapatnam , 
Andhra Pradesh ; likely to cost 

Rs. 16 . 19 lakhs. 
Expansion of Educational activities by 
construction /repair of buildings and 
walls , purchase of cquipments erection 
ofHedges/Bunds/ Trenches , providing 
water tanks and pipe lincs to economically 
weaker sections whose family income is 


Rs. 282 .50 lakhs 
including a corpus fund of 
Rs . 25 .00 lakhs . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ---- SEC. 3 (ii )] 


(1) 


(2) 


4 


__ (3 ) 
not more than Rs. 18,000 /- per annum at 
Districts Panchmahal and Dahod of Gujarat; 
likely to cost Rs. 282. 50 lakhs including a 

corpus fund of Rs 25. 00 lakhs , 
9 . The Cancer Institute (WIA ) Providing tree food and anti- Cancer drugs Rs. 650 . 00 lakhs as 

Trust , East Canal Bank Road , to poor cancer patients in General wards corpus fund. 
Gandhi Nagar, Adyar , 

of Cancer Instituto at Chennai, Tamilnadu ; 
Chennai -600020 . 

likely to cost Rs. 650. 00 lakhs as corpus 

fund . 
Shri G . B . Pant Foundation , Construction of building and purchase of Rs. 67. 00 lakhs . 
Dube Building , 

equipments for school/college ar Villages 
Dr. S . R . K . Marg , Andheri Manikpur and Parsipur of District Sant 
East, Mumbai -400069 . 

Ravidas Nagar, Uttar Pradesh ; likely to 

cost Rs. 75 . 00 lakhs . 
2 . This notification shall remain in force for a period of three years in relation to assessment years 1999 - 2000, 2000 - 2001and 

2001 - 2002 in respect of projects or schemes mentioned in the said table. 


INo . 10786/ F. No . NC- 132/ 98] 
POMELA B . PRASAD , Director (National Committee) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1999 
का . आ . 97 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 93 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित कंपनियों 
को अनुमोदित करती है तथा उपरोक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों तथा उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती 
है तथा उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में उक्त धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम रकम को भी 
विनिर्दिष्ट करती है । 

सारणी 
क्रम सं . कंपनी का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम तथा 

धारा 35 कग के 
उनकी अनुमानित लागत 

अन्तर्गत कटौती के 
रूप में अनुज्ञात की 
जाने वाली लागत 

की अधिकतम रकम 
2 
बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड , बजाज इत्तर प्रदेश के खेरी जिले के गोलकारनाथ तथा पलिया कलां में 13. 65 लाख रु० 
भषन, द्वितीय तल , जमनालाल बजाज ग्रामीण विकास परियोजनाओं यथा " टीकाकरण शिविर, बायो 
मार्ग, नरिमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021 गैस संयत्र एवं इंडिया मार्क पम्प सेट लगाना, कालीन बुनाई 

केन्द्र, पवन चक्कियों तथा पम्प सेट की मरम्मत एवं रख 
रखाव, वृक्षा रोपण, ग्रामीण विस्तार सेवाएं, सौर्य लालटेनों का 

वितरण इत्यादि , अनुमानित लागत 25. 46 लाख रुपये । 
टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड , डाकघर - उड़ीसा के क्योनझर जिले के विभिन्न गांवों में स्वच्छ पीने 

10. 00 लाख रुपये 
घोंडा, जिला- क्योनझर, उड़ीसा योग्य जल उपलब्ध कराने हेतु नल - कूप खोदनाक , विद्यालयों 

की मरम्मत, कृषि संबंधी क्रिया कलापों में अभिवृद्धि सुधार 
तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, अनुमानित लागत 

10. 00 लाख रुपये । 
2. यह अधिसूचना विनिर्धारण वर्षों 1999 - 2000, 2000 - 2001 तथा 2001 - 2002 के सम्बन्ध में तीन वर्षों की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी । 

[ से. 10787/ फा. सं.- राष्ट्रीय समिति - 132/ 98 ] 
पोमिला बी . प्रसाद, निदेशक . ( राष्ट्रीय समिति ) 


2 . 


टाटा पण 


OM 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th February, 1999 
S. 0 . 97 ( E ). ---In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1) read with clause ( b) of the Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government of the recommendations of the National committee , 
hereby approves the companies spocified in column (2 ) of the Table below and specifies the eligible project or scheme and the 
estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also specified in the column (4 ) of the said Table , the 
maximun amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 33AC . 

TABLE 


Serial Name of the company 
No . 


Project or scheme and estimated 
cost thereof 


Maximum amount of 
cost to be allowed as 
deauction under section 35AC 


( 1 ) 


2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 13. 65 lakhs. 


Bajaj Hindustan Limited, Bajaj 
Bhawan , 2nd Floor, Jamnalal 
Bajaj Marg , Nariman Point, 
Mumbai -400021 . 


Rural development projects viz. Immuni - 
sation camp, cholera vaccination camp, 
installation of Bio - gas plant and India 
Mark Pump Sot , carpet weaving centre, 
repair and maintenance of Wind Mills 
and Pump Set, Tree Plantation , Rural 
Extension Services, Distribution of Solar 
Lantem etc ., at Golgokarannath and Palia 
Kalan, District Kheri of Uttar Pradesh ; 
likely to cost Rs. 25.46 lakhs . 
Digging of tube -wells for providing 
potable drinking water, repairing of 
schools, promotion /improvement of 
agricultural activities and providing 
medical facilities in various villages in 
Keonjhar District of Orissa; likely to 
cost Rs . 10 . 00 lakhs. 


Rs. 10 .00 lakhs. 


Tata Sponge Iron Limited , 
P. O . Joda , Distt . Keonjhar , 
Orissa. 


2 . This notification shall remain in force for a period of three years in relation to assessment ycars 1999- 2000, 2000 -2001 
and 2001 - 2002. 

[ No . 10787/ F. No. NC - 132/98 ] 
___ POMELA B. PRASAD , Director ( National Committee ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1999 
का . आ . 98 ( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 7 फरवरी, 1997 को जारी अधिसूचना सं. का. आ. 92 ( अ ) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं. 7 पर सिफलाकैंसर एण्ड 
एड्स फाउण्डेशन मार्फत सिफला लि ., मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई - 400080 की पुणे, महाराष्ट्र में पेलिएटिव केयर सेन्टर के लिए भूविकास ,निर्माण, सुसज्जा, 
उपस्करों की स्थापना और उसको चलाने के कार्यक्रम को निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था , 

और जबकि दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं. का . आ . 834 ( अ ) के द्वारा कार्पस निधि 300. 00 लाख रुपए से 500 .00 लाख रुपए 
तक बढ़ाई गई थी , 

और जबकि कथित परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से आगे चलने की संभावना है , 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का समाधान होने पर कि कथित परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर 
नियमावली, 1962 के नियम 11 उ के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत कथित परियोजना अथवा स्कीम को आगे की तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
करने की सिफारिश की है , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Şec. 3 ( ii)] 


अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर नियमावली, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिपला कैंसर एण्ड एइस फाउण्डेशन , मार्फत सिपला लि ., मुम्बई सेंन्ट्रल, मुम्बई - 400080 द्वारा चलाई जा 
रही पुणे, महाराष्ट्र में पेलिएटिव केयर सेन्टर के लिए भू-विकास,निर्माण, सुसजा उपस्करों की स्थापना और उसको चलाने की परियोजना अथवा स्कीम 
को निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल सात करोड पन्द्रह लाख रुपए की अनुमानित 
लागत पर पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतदद्वारा विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 10788 / फा. सं . रा. सं. - 132/ 98 ] 

पोमेला बी . प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th February, 1999 
S. O . 98 (E ). — Whoroas by notification number S . O . 92 (E ) dated 7th February , 1997, issued under sub-section (1 ) 
read with clause (b ) of the Explanation to soction 35AC of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specifiod at serial number 7 - land development, construction , furnishing, installation of equipments and running of Palliative 
Care Centre at Pune, Maharashtra, of Cipla Cancer and Aids Foundation, C /o Cipla Limited , Mumbai Central , Mumbai 
400080 , as an eligibleproject of scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997 - 98 ; 

And whereas by notification no. S. O . 834( E ) dated 18th September , 1998, the corpus fund was enhanced from 
Rs. 300. 00 lakhs to Rs . 500. 00 lakhs. 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub -rule ( 5) of rule IIM of the Income- tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years ; 

Now, therefore, the Central Government , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause ( b) of 
the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of land 
development, construction , furnishing, installation of equipments and running of Palliative Care Centre at Pune , Maharashtra , 
which are being carried out by Cipla Cancer and Aids Foundation, C /oCipla Limited, Mumbai Central, Mumbai - 400080 , at 
the estimated cost of rupees seven crores fifteen lakhs as an eligible project or scheme for a further period of three assessment 
years commencing from assessment year 2000 - 2001. 

[ No. 10788/ F. No . NC - 132 / 98] 

POMELA B . PRASAD , Director (NC ) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1999 
का . आ . 99( अ ).- - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 8 अगस्त, 1995 को जारी अधिसूचना सं. का. आ. 713 ( अ ) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं. 2 पर श्री रामकृष्ण 
सेवाश्रम, राधालक्ष्मी निवास, के. आर. एक्सटेंशन, पवगाडा, टुमकुर, कर्नाटक की तालुक - पवगाडा, टुमकुर, कर्नाटक में कुष्ठरोग और क्षयरोग के उन्मूलन 
के लिए 30 बिस्तर वाले स्वामी विवेकानन्द एकीकृत ग्रामीण केन्द्र के निर्माण, स्थापना और उसको चलाने के कार्यक्रम को कर निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से 
आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था , 

और जबकि कथित परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से आगे चलने की संभावना है , 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का समाधान होने पर कि कथित परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर 
नियमावली, 1962 के नियम 11 के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत कथित परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
की सिफारिश की है , 

अत: अब केन्द्रीय सरकार आयकर नियमावली, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामकृष्ण सेवाश्रम, राधालक्ष्मी निवास, के. आर. एक्सटेंशन, पवगाडा, टुमकुर, कर्नाटक द्वारा चलाए जा रहे 
तालुक - पवगाडा, टुमकुर, कर्नाटक में क्षयरोग और कुष्ठरोग उन्मूलन के लिए 30 बिस्सर वाले स्वामी विवेकानन्द एकीकृत ग्रामीण केन्द्र के निर्माण, स्थापना 

और उसके चलाने की स्कीम अथवा परियोजना को निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए मात्र एक करोड़ 
बयालीस लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10789/ फा. सं. रा. स. - 132 /98 ] 
पोमेला मी. प्रसाद , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Dolhi, the 11th February , 1999 
S. 0 . 99 ( E), -- Whereas by notification number s . 0 . 713( E ) dated 8th August , 1995 , issued under sub- section ( 1) 
read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 2 - construction , establishment and running of 30 bed Swami Vivekananda Integrated Rural Centre 
for elimination of leprosy and T. B . at Taluk - - Pavagada, Tumkur, Karnataka, of Shri Ramakrishna Sevashrama, Radha Lakshmi 
Nivas, K , R . Extension , Pavagada, Tumkur, Karnataka , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning 
with assessment year 1996 -97 ; 

And whereas the said project of scheme is likely to extend beyond three years, 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project of scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub- rule ( 5) of rule 1IM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further porlod of three years ; 

Now , therefore , the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construc 
tion , establishment and running of 30 bod Swami Vivekananda Integrated Rural Centre for elimination of leprosy and T . B . at 
Taluk - Pavagada , Tumkur , Karnataka , which are being carried out by Shri Ramakrishna Sovashrama, Radha Lakshmi Nivas, 
K . R . Extension , Pavagada , Tumkur, Karnataka, at the estimated cost of rupees one crore forty two lakh only as an eligible 
project or schemo for a further period of three assessment years commencing from assessment year 1999 - 2000 . 

No. 10789/ F. No. NC -132/ 98] 

POMELA B . PRASAD , Director(NC ) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1999 
का . आ . 100( अ ). - जबकि केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित उप - खण्ड( i) के अन्तर्गत आरी दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना का. आ. 180 ( अ ) के द्वारा क्रम संख्या 8 पर श्री सार्धव ग्राम विकास 
मंडल द्वारा रेवाभाई सामान्य अस्पताल, डाकघर - सार्धव, जिला गांधीनगर, गुजरात - 382640 की उत्तरी गुजरात, जिला- गांधीनगर के सार्धव ग्राम में रेषाभाई 
सामान्य अस्पताल चिकित्सकों हेतु आवासों, फिजीयोथेरेपी केन्द्र के निर्माण , उपकरण तथा रखरखाव को पात्र परियोजना एवं स्कीम के रूप में करनिर्धारण 
वर्ष 1997 - 98 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था , 

तथा जबकि उपर्युक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ; 

तथा जबकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान होने पर कि उपर्युक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर 
नियमावली, 1962 के नियम 113 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत पुनः उपर्युक्त परियोजना या स्कीम को आगे की तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 

अब , अतएव, केन्द्रीय सरकार आयकर नियमावली, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सार्धव ग्राम विकास मंडल , द्वारा रेवाभाई सामान्य अस्पताल, डाकघर - सार्धव, जिला - गांधीनगर, 
गुजरात - 382640 की उत्तरी गुजरात, गांधीनगर जिले के सार्धव ग्राम में किए जा रहे रेवाभाई सामान्य अस्पताल के चिकित्सकों हेतु आवासों,फिजीओथोरेपी 
केन्द्र के निर्माण, उपकरण एवं रखरखाव की परियोजना अथवा स्कीम को मात्र उन्नतीस लाख छिहत्तर हजार रुपए की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले आगे के तीन करनिर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10790/ फा . सं. राष्ट्रीय समिति - 132/ 98 ] 

पोमेला बी. प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 11th February , 1999 
S . O . 100 (E ). — Whercas by notification number S . O , 180 (E ) dated 10th March , 1997 , issued under sub -section (1 ) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had 
specified at serial number 8 - construction , of Doctors quarters , Physiotherapy Centre, equipments and maintenance of Revabai 
General Hospital at Village Sardhav, District Gandhinagar, North Gujarat, of Shree Sardhay Gram Vikas Mandal C /o Revabhai 
General Hospital , P. O . Sardhav , District Gandhinagar , Gujarat - 382640 , as an eligible project or scheme for a period of three 
years beginning with assessment year 1997 -98 ; 

And whereas the said project of scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project of scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of rule 1IM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 


मिमा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3(11 )] 
- - 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause ( b) of 
the Explanation to section 35AC of the Income-tax, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of construction , 
of Doctors quarters , Physiotherapy Centre, equipments and maintenance of Rovabhai General Hospital at Village Sardhav, 
District Gandhinagar , North Gujarat, which arc being carriod out by Shree Sardhav Gram Vikas Mandal Clo Revabhai Gen 
eral Hospital, P. O . Sardhav, District Gandhinagar , Gujarat - 382640, at the estimated cost of rupees twenty nine lakh seventy 
six thousand only as an eligible project or scheme for a further period of thrco assessment years commencing from assessment 
year 2000- 2001. 

No. 10790/ F. No . NC -132/98] 

POMELA B . PRASAD , Diroctor (NC) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1999 
का . आ . 101( अ ). -- जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण ( ख ) के साथ पठित 
उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 6 जून, 1996 को जारी अधिसूचना सं. का . आ . 399( अ ) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम संख्या 5 पर श्रीमति समर्थवेन 

चुनीलाल और सेठ दोसाभाई माधव जी सार्वजनिक ट्रस्ट, क्रोजरिया -382825, जिला महसाणा की क्रोजरिया, जिला महसाणा, गुजरात में अस्पताल के 
निर्माण, सुसज्जा, उपस्कर उपलब्ध कराना और उसको चलाने के कार्यक्रम को कर निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के 
लिए पात्र परियोजना आथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि कथित परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से आगे चलने की संभावना है । 

और जबकि राष्ट्रीय समिति के समाधान होने पर कि कथित परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 
1962 के नियम 113 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत कथित परियोजना अथवा स्कीम को आगे की तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
की है; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर नियमावली, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमति समर्थबेन सुनीलाल एण्ड सेठ दोसाभाई माधवजी सार्वजनिक ट्रस्ट, क्रोजरिया - 382825, जिला 
मेहसाणा द्वारा चलाई जा रही अस्पताल के निर्माण, सुसज्जा, उपस्कर उपलब्ध कराना और उसको चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 
2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले आगे के तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए केवल उनसठ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10791/ फा . सं. रा. स .- 132/ 98 ] 
पोमेला बी . प्रसाद , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

New Delhi,the 11th February , 1999 
S. O . 101 ( E ). - Whereas by notification number s. O. 399( E) dated 6th June, 1996 , issued under sub -section (1) read 
with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Government had 
specified at serial number 5 - construction , furnishing , equipments and running of hospital at Crozaria, District Mehsana, 
Gujarat , of Smt. Samarthben Chunilal and Sheth Dosabhai Madhavji Sarvajanik Trust , Crozaria- 382825 , District Mehsana , 
as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997- 98 ; 

And whereas the said project of scheme is likely to extend beyond three years 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executod properly , made 
a further recommendation under sub - rule ( 5 ) of rule IIM of the Income -tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) road with clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construc 
tion , furnishing, equipments and running of hospital at Crozária , District Mohsana, Gujarat, which are being carried out by 
Smt. Samarthben Chunilal and Sheth Dosabhai Madhavji Sarvajanik Trust, Crozaria - 382825 , District Mehsana , as the esti 
mated cost of rupees fifty nine lakh only as an eligible project or scheme for a further period of three assessmont years 
commencing from assessment year 2000 -2001. 

INo . 10791/ F. No. NC - 132/ 98 ] 
POMELA B . PRASAD , Director (NC ) 


Printed by the Manager, Govt.of India Press,Ring Road , Mayapurl ,New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


